निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 कार्तिक 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 988) पटना , मंगलवार , 20 नवम्बर 2018 


सं० 01 / स्था० (विविध ) 24 / 2018 - 5727 / न०वि०आ०वि० , 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 

6 नवम्बर 2018 
विषय: __ नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत गठित एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में नगर 

निकायों के स्तर पर तकनीकी सहयोग हेतु अभियन्ताओं के पदों को चिन्हित करने के फलस्वरूप 
23,13,41,016 / - ( तेईस करोड़ तेरह लाख एकतालीस हजार सोलह ) रूपये अनुमानित वार्षिक व्यय 

पर विभिन्न कोटि के अभियन्ताओं के 316 ( तीन सौ सोलह ) अतिरिक्त पदों का सृजन । 

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य जल पर्षद का पूर्ण रूप से बिहार शहरी 
आधारभूत संरचना एवं विकास निगम लिमिटेड , पटना में विलयन एवं बिहार शहरी विकास अभिकरण तथा जिला 
शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण कोषांग (एकीकृत 
अभियंत्रण संगठन के अभियंता प्रमुख सह –विशेष सचिव एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ को छोड़कर) के अभियन्ताओं के 
पदों को समेकित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2690 दिनांक 16.05.2018 द्वारा विभिन्न स्तरों के अभियन्ताओं के 
कुल 577 पदों को सम्मिलित कर एकीकृत अभियंत्रण संगठन का गठन किया गया है । 

2. एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में नगर निकायों के स्तर पर कार्यान्वित की जा रही 
योजनाओं / निर्माण कार्यों हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करने , जलापूर्ति एवं स्ट्रीट लाईट इत्यादि हेतु तकनीकी 
सहयोग प्रदान करने, योजनाओं के गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं उसपर नियंत्रण तथा अनुश्रवण हेतु नगर निकायों 
के स्तर पर एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत अभियंताओं के पदों को चिन्हित किये जाने की आवश्यकता के 
आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2690 दिनांक 16.05.2018 द्वारा गठित एकीकृत अभियंत्रण संगठन में विभिन्न 
स्तर के अभियन्ताओं के कुल 577 स्वीकृत पदों के अतिरिक्त नगर निकायों के स्तर पर निम्नवत् मापदण्डों के 
अनुसार अभियंताओं के पदों को चिन्हित किया गया है : 
(i ) उन नगर निकायों में , जिसकी आबादी लगभग 25 हजार है, उसके लिए कनीय अभियंता 

(सिविल ) का 01 पद रखा जाय । 
(ii ) उन नगर निकायों में , जिसकी आबादी 25 हजार से लगभग 40 हजार तक है , वहाँ कनीय 

अभियंता (सिविल ) का 02 पद रखा जाय । 
(iii ) उन नगर निकायों में , जिसकी आबादी 40 हजार से 1 लाख तक है, वहाँ सहायक अभियंता 

(सिविल) का 01 पद एवं कनीय अभियंता (सिविल ) का 02 का पद रखा जाय । 
उन नगर निकायों में , जिसकी आबादी 1 लाख से 2 लाख तक है, उन निकायों में सहायक 


(iv ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 20 नवम्बर 2018 


( vii) 


अभियंता ( सिविल ) के 02 पद एवं प्रत्येक सहायक अभियंता (सिविल ) के अधीन 02 कनीय 
अभियंता ( सिविल ) का पद रखा जाय । 
नगर निगमों में प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर सहायक अभियंता (सिविल) का 01 पद एवं 

उनके अधीन 2 कनीय अभियंता (सिविल ) का पद रखा जाय । 
( vi ) पटना नगर निगम का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण वाटर सप्लाई के 

संचालन एवं अनुरक्षण हेतु कार्यपालक अभियंता (सिविल) का 01 पद एवं उनके अधीन सहायक 
अभियंता (सिविल) का 03 पद तथा सहायक अभियंता ( यांत्रिक ) का 02 पद रखा जाय साथ ही 
प्रत्येक सहायक अभियंता (सिविल) के अधीन 2 - 2 कनीय अभियंता तथा प्रत्येक सहायक अभियंता 
( यांत्रिक ) के अधीन 1 - 1 कनीय अभियंता ( यांत्रिक) एवं कनीय अभियंता (विद्युत ) का पद पद 
रखा जाय । 
अन्य नगर निकायों में वाटर सप्लाई एवं अन्य प्रकार के यांत्रिकी कार्य के लिए प्रत्येक 
कार्यपालक अभियंता (सिविल ) के अधीन 1 सहायक अभियंता (यांत्रिक ) तथा सहायक अभियंता 
( यांत्रिक) के अधीन 1 कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) एवं 1 कनीय अभियंता (विद्युत ) का पद पद रखा 

जाय । 
3. उपर्युक्त मापदण्ड के अनुसार नगर निकायों की जनसंख्या के आधार पर पदों की आवश्यकता के 
आलोक में निम्न विवरणी में अंकित पदों को चिन्हित किया गया है: 
नगर पंचायत क्षेत्र जिसकी आबादी 25 हजार 

1 X 27 = 27 
तक है (कुल संख्या - 27 ) 

( कनीय अभियंता, सिविल ) 
नगर पंचायत क्षेत्र जिसकी आबादी 25 - 40 

2 X 43 = 86 
हजार तक है (कुल संख्या - 43) 

( कनीय अभियंता, सिविल ) 
नगर पंचायत क्षेत्र जिसकी आबादी 40 हजार से 

__ 1 X 12 = 12 
अधिक है (कुल संख्या - 12 ) 

( सहायक अभियंता, सिविल) 

2 x 12 = 24 

( कनीय अभियंता सिविल ) 
नगर परिषद क्षेत्र जिसकी आबादी 40 हजार से 

1 X 37 = 37 
1 लाख तक है (कुल संख्या 37 ) 

( सहायक अभियंता, सिविल ) 

2 X 37 = 74 

( कनीय अभियंता सिविल ) 
नगर परिषद क्षेत्र जिसकी आबादी 1 लाख से 

2 x 12 =24 
अधिक है ( कुल संख्या 14 ) 

( सहायक अभियंता, सिविल ) 

___ 4 x 12 = 48 

( कनीय अभियंता, सिविल ) 
नगर निगम में प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर 

36 
पटना नगर निगम को छोड़कर शेष 11 नगर 

( सहायक अभियंता, सिविल ) 
निगम 

2 x 36 = 72 

( कनीय अभियंता, सिविल ) 
पटना नगर निगम में प्रत्येक 1 लाख की आबादी 
पर (1684222 जनसंख्या ) 

( सहायक अभियंता, सिविल ) 

2 x 17 = 34 

( कनीय अभियंता, सिविल ) 
पटना नगर निगम क्षेत्र में वाटर सप्लाई हेतु 

1 x 1 = 01 
( कार्यपालक अभियंता, सिविल ) 

___ 03 
( सहायक अभियंता, सिविल ) 

___ 2 X 3 = 06 
( कनीय अभियंता, सिविल ) 

02 
( सहायक अभियंता, यांत्रिक ) 

1 x 2 = 02 
( कनीय अभियंता, यांत्रिक ) 

1 x 2 = 02 
(कनीय अभियंता, विद्युत ) 


17 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 20 नवम्बर 2018 


अन्य 11 नगर निगमों में वाटर सप्लाई हेतु 
( अन्य नगर निगम क्षेत्र में पदस्थापित कार्यपालक 
अभियंता ( सिविल ) वाटर सप्लाई का कार्य करेंगे ) 


1 X 11 = 11 
( सहायक अभियंता, सिविल ) 

2 X11 = 22 
( कनीय अभियंता, सिविल ) 


10 


अन्य नगर निकायों में वाटर सप्लाई एवं यांत्रिकी 
कार्य के लिए प्रत्येक कार्यपालक अभियंता 
(सिविल ) के अधीन 


42 
( सहायक अभियंता, यांत्रिक ) 

___ 1 X 42 = 42 
(कनीय अभियंता, यांत्रिक ) 

1 X 42 = 42 
( कनीय अभियंता, विद्युत ) 


4. पटना नगर निगम में वर्तमान में छ: अंचल सृजित है । प्रत्येक अंचल क्षेत्र में 01 - 01 कार्यपालक अभियंता 
(सिविल ) का पद होंगे : 


पटना नगर निगम में 


1 x 6 = 06 
( कार्यपालक अभियंता, सिविल ) 


5. वाटर सप्लाई एस0टी0पी0, स्ट्रीट लाईटिंग आदि योजनाओं में पम्प , मोटर एवं अन्य विद्युत्तीकरण कार्य के 
संचालन एवं अनुरक्षण हेतु कार्यपालक अभियंता (विद्युत ) का 01 - 01 पद प्रत्येक प्रशासनिक प्रमण्डल के स्तर पर एवं 
पटना नगर निगम के लिए 1 कार्यपालक अभियंता (विद्युत ) का पद अलग से होंगे : 


| पटना नगर निगम क्षेत्र में 


1 x 1 = 01 
( कार्यपालक अभियंता, विद्युत ) 

अतिरिक्त 

1 X 9 = 09 
( कार्यपालक अभियंता, विद्युत ) 


2 


| 9 प्रमण्डलों के लिए प्रत्येक प्रमण्डल में 
। 


___ 6. योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अधीक्षण अभियंता (प्रोक्योरमेंट एवं गुण -नियंत्रण ) के अधीन 
प्रशासनिक प्रमण्डल स्तर पर 01 - 01 कार्यपालक अभियंता (सिविल) एवं उनके अधीन 01 - 01 सहायक अभियंता 
( सिविल ) एवं 04 - 04 कनीय अभियंता (सिविल ) का पद होंगे : 


09 प्रशासनिक प्रमण्डलों के लिए 


1 X 9 = 09 
( कार्यपालक अभियंता, सिविल ) 

1x 9 = 09 
( सहायक अभियंता, सिविल ) 

4 x 9 = 36 
( कनीय अभियंता, सिविल ) 


7. योजनाओ के अनुश्रवण हेतु मुख्यालय के स्तर पर अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में अनुश्रवण कोषांग गठित 
होंगे , जो सीधे विभागीय सचिव / प्रधान सचिव के नियंत्रण में रहेंगे: 


मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण कोषांग हेतु 


1 X 1 = 01 
( अधीक्षण अभियंता, सिविल ) 

1 2 = 02 
( कार्यपालक अभियंता, सिविल ) 

___ 1 x 4 = 04 
( सहायक अभियंता, सिविल ) 


8. एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में मुख्यालय ( बुडको ) के स्तर पर यांत्रिकी एवं विद्युतीय कार्यों 
के प्राक्कलन एवं अन्य तकनीकी कार्यों हेतु 01 अधीक्षण अभियंता ( यांत्रिक) तथा उनके अधीन 01 कार्यपालक अभियंता 
( यांत्रिक ) एवं 02 सहायक अभियंता ( यांत्रिक) के पद होंगे: 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 नवम्बर 2018 


एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में मुख्यालय 
( बुडको) के स्तर पर 


1 x 1 = 01 
( अधीक्षण अभियंता, यांत्रिक ) 

1 x 1 = 01 
( कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक ) 

1 x 2 = 02 
( सहायक अभियंता, यांत्रिक ) 


9. उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित आवश्यकता के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत गठित 
एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत पूर्व से सृजित 577 पदों के अतिरिक्त निम्न विवरणी के कॉलम 4 में 
अंकित सहायक अभियंता (विद्युत ) के 10 पदों को प्रत्यार्पित कर विभिन्न कोटि के अभियन्ताओं के 316 अतिरिक्त पद 
सृजित किया जाता है : 


| क्र0 


पदनाम 


कुल पद 


अभ्युक्ति 


एकीकृत 
अभियंत्रण 
संगठन के 
अन्तर्गत पूर्व 
स्वीकृत पद 


वर्तमान में 
प्रस्तावित 
अतिरिक्त 
पद 


प्रस्तावित एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्यालय स्तर के पद 


अभियंता 
प्रमुख - सह 
विशेष सचिव 

अधीक्षण 
अभियंता 
( असैनिक ) 


। 


0 


02 


| अभियंता प्रमुख - सह -विशेष सचिव 

के तकनीकी प्रकोष्ठ के अन्तर्गत 
तकनीकी सचिव के रूप में 01 एवं 
उड़नदस्ता प्रकोष्ठ के लिए 01 

अर्थात् कुल 02 पद 
मुख्यालय स्तर पर योजनाओं के 

अनुश्रवण हेतु 


01 


01 


अधीक्षण 
अभियंता 
( असैनिक ) 
कार्यपालक 

अभियंता 
( असैनिक ) 


02 


02 


कार्यपालक 

अभियंता 
( असैनिक ) 
सहायक 
अभियंता 
( असैनिक ) 


अभियंता प्रमुख - सह -विशेष सचिव 

के तकनीकी प्रकोष्ठ के अन्तर्गत 
| 01 एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ के लिए 

02 अर्थात् कुल 03 पद 
मुख्यालय स्तर पर योजनाओं के 
अनुश्रवण हेतु अधीक्षण अभियंता 

के अधीन 
अभियंता प्रमुख - सह -विशेष सचिव 

के तकनीकी प्रकोष्ठ के अन्तर्गत 
04 एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ के लिए 

04 अर्थात् कुल 08 पद 
| मुख्यालय स्तर पर योजनाओं के 
अनुश्रवण हेतु कार्यपालक अभियंता 

के अधीन 


0 


08 


। 


04 


04 


सहायक 
अभियंता 
( असैनिक ) 


मुख्य 


प्रस्तावित एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के पद 

05 

0 05 
अभियंता 
अधीक्षण 160 

16 
अभियंता 
( असैनिक ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 नवम्बर 2018 


अधीक्षण 
अभियंता 
( यांत्रिक ) 
कार्यपालक 

अभियंता 
( असैनिक ) 


65 


यांत्रिकी एवं विद्युतीय कार्यों के 
प्राक्कलन एवं अन्य तकनीकी कार्य 
हेतु बुडको मुख्यालय स्तर पर 
वाटर सप्लाई के संचालन एवं 
अनुरक्षण हेतु पटना नगर निगम 
क्षेत्र में 01 कार्यपालक अभियंता 

का पद 
अधीक्षण अभियंता ( यांत्रिक ) के 

तकनीकी सलाहकार 


05 


कार्यपालक 
अभियंता 
( यात्रिंक ) 
कार्यपालक 
अभियंता 
(विद्युत ) 
सहायक 
अभियंता 
( असैनिक ) 


प्रत्येक प्रमंडल में 01 विद्युत 
कार्यपालक अभियंता का पद 


69 


181 


45 


1661 


सहायक 
अभियंता 
( यात्रिंक ) 


नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों 
जहाँ आबादी 40 हजार से अधिक 
है वहाँ 01 सहायक अभियंता का 
पद साथ ही सभी नगर निगम में 
जलापूर्ति योजना हेतु 1 - 1 

सहायक अभियंता का पद 
विद्युत कार्यपालक अभियंता के 
अधीन 01 - 01 सहायक अभियंता 

तथा पटना नगर निगम में 
जलापूर्ति हेतु 02 सहायक 
अभियंता का पद एवं अधीक्षण 
अभियंता ( यांत्रिक) के अधीन 02 

पद 
पूर्व में सृजित 10 पद को प्रत्यापर्ण 

किया जाना है । 


(-) 1002 


सहायक 
अभियंता 
(विद्युत ) 
कनीय 
अभियंता 
( असैनिक ) 


240 


189429 


प्रत्येक सहायक अभियंता के 
अधीन 02 - 02 कनीय अभियंता एवं 
वैसे नगर निकाय आबादी 25 - 40 
__ हजार के बीच है वहाँ नगर 
निकाय में 02 - 02 कनीय अभियंता 

तथा जलापूर्ति योजनाओं के 
संचालन के लिए 28 कनीय 

अभियंता का पद 
नगर निकायों के क्षेत्र में सहायक 
अभियंता के अधीन 01 - 01 कनीय 

अभियंता का पद 
| नगर निकायों के क्षेत्र में सहायक 
अभियंता के अधीन 01 - 01 कनीय 

अभियंता का पद 


546 


कनीय 
अभियंता 
( यात्रिंक ) 
कनीय 
अभियंता 
(विद्युत ) 


| 42 


10 


0 


10 


सहायक 
टाउँन 
प्लानर 
कुल योग 


577 


3 26- 10 = 316839 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 20 नवम्बर 2018 


10. उक्त सृजित पदो के फलस्वरूप संलग्न विवरणी अनुसार 23, 13,41,016 / - ( तेईस करोड़ तेरह लाख 
एकतालीस हजार सोलह ) रूपये का वार्षिक व्यय अनुमानित होगा । 
अनुलग्नक - यथोक्त व्यय विवरणी । 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण 
की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

चैतन्य प्रसाद , 

सरकार के प्रधान सचिव । 
एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत अभियन्ताओं के अतिरिक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित | 

वार्षिक व्यय की विवरणी 
क्र०सं० | पदनाम वेतन । पदों की । प्रारम्भिक मकान । महंगाई चिकित्सा कुल । 

कुल योग | वार्षिक व्यय 
स्तर | कुल संख्या मूल किराया | भत्ता 07 भत्ता 

गुणा पदों 
वेतन भत्ता प्रतिशत 

की संख्या 


योग 


2 


118500 


18960 


8295 


____ 1000 | 146755 


293510 


3522120 


19 


67700 


10832 


4739 


___ 1000 


84271 


1601149 


19213788 


अधीक्षण - वेतन 
अभियंता स्तर - 13 
कार्यपालक । वेतन 
अभियंता स्तर - 11 
सहायक वेतन 
अभियंता स्तर - 9 
कनीय वेतन 
अभियंता स्तर - 07 

कुल योग 


79 


53100 


8496 


3717 


1000 | 


66313 


5238727 


62864724 


216 


44900 


7184 


___ 3143 | 


1000 | 


56227 | 12145032 


145740384 


316 


284200 


45472 19894 4000 | 353566 19278418 231341016 

( तेईस करोड़ तेरह लाख एकतालीस हजार सोलह ) 


चैतन्य प्रसाद, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 988 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


